354 


HARYANA GOVT. GAZ ., JUNE 5 , 2007 ( JYS . 15 , 1929 SAKA ) 


[ PART I 


लोक निर्माण विभाग 


( भवन एवं सड़क शाखा) 


शुद्धिपत्र 


दिनांक 25 मई, 2007 


नं ० एस ० ई०/ हरि० लो ० नि ० वि ०/ भ० एवं स ०/ चण्डीगढ़/927. - दिनांक 19 अक्तूबर, 2005 को हरियाणा सरकार के सरकारी समाचार 
पत्र ( अतिरिक्त) जो कि नं ० एस ० ई ०/ हरि० लो ० नि ० वि ०/ भ० एवं स ०/ चण्डीगढ़/904 द्वारा प्रकाशित हुआ.था कि सरकार द्वारा, सरकारी व्यय 
पर, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ, जिला पंचकूला में लिंक सड़क चिकन से दिवानवाला डेरा गुरु नदी पर पुल निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है 
को निम्न तरह पढ़ा जावे । 


यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी की जाती है जो इससे सम्बन्धित 
हो सकते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्ध के अधीन जिला राजस्व अधिकारी तथा भूमि अर्जन समाहर्ता अम्बाला छावनी को उक्त 
भूमि के अर्जन हेतु आदेश लेने के लिए निर्देश दिया जाता है । 


भूमि के नक्शे का निरीक्षण , जिला राजस्व अधिकारी तथा भूमि अर्जन समाहर्ता, अम्ब ला छावनी एवं कार्यकारी अभियन्ता, निर्माण मण्डल 
हरियाणा लो ० नि ० वि ० ( भ ० एवं स ० शाखा), चण्डीगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्टियां 


- 


जिला 


तहर्सल 


परिक्षेत्र/ गांव 


हदबस्त 


खसरा नं ० 


क्षेत्रफल 
एकड़ों में 


नं ० 


1 


2 


3 


4 


5 


पंचकूला 


कालका 


खड्कूआ 


183 


0.15 एकड़ 


225/116, 226/116, 228/117, 229/117, 
231/118, 233/119, 234/119 


. 


पंचकूला 


कालका 


जनौली 


162 


0.09 एकड़ 


220/215 , 222/215 


जोड़ : 0.24 एकड़ 


३ 


(हस्ता ०)..., 

अधीक्षक अभियन्ता , 
चण्डीगढ़ वृत, हरियाणा लो ० नि ० वि ० ( भवन तथा सड़क शाखा), 

चण्डीगढ़ । 


PUBLIC.WORKS DEPARTMENT 


(BUILDING AND ROAD BRANCH ) CIRCLE CHANDIGARH 


CORRIGENDUM 


The 25th May, 2007 


No. SE/PWD/ B & R/ Chandigarh/927. - The notification dated 19 : h October , 2005 published inthe Haryana 
Government Gazette (Extra .) vide No. SE /PWD / B & R /Chandigarh / 904 with regard to the land needed by the 
Government , at public expense , for the public purpose, namely, constg. H. L. Bridge over Deragur Nadi Xing L/ R 
Chiken to Dewanwala in Tehsil Kalka , District Panchkula may be read as under : 


PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ., JUNE 5 , 2007 JYST .. 15, 1929 SAKA ) 


355 


This declaration is made under the provision of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 
to all whom it may concern and under the provisions of Section 7 of the said Act, the Land Acquisition Collector, 
Haryana P. W. D. (B & R Branch ), Ambala Cantt. is hereby directed to take order for the acquisition of the said 


land . 


Plans of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector , Haryana P. W. D. 
( B & R Branch ), Ambala Cantt. and Executive Engineer , Construction Division , Haryana P. W. D. 
( B & R Branch ), Chandigarh , 


Specifications 


District 


Tehsil 


Remarks 


Locality / 
Village 


Hadbast 
No. 


Area in 
Acres 


Khasrat 
No. 


ܚܚܝ 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


Panchkula Kalka 


Kharkua 


183 


0.15 Acre 


225/116, 226/116, 228/117, 229/117 , 
231/118 , 233/119, 234/119 


Panchkula Kalka 


Janauli 


162 


0.09 Acre 


220/ 215,222/ 215 


Total : 0.24 Acre 


( Sd/- /... , 

Superintending Engineer, 
Chandigarh Circle , Haryana PWD ( B & R Branch ), 

Chandigarh. 


-- 


लोक निर्माण विभाग 


( भवन एवं सड़क शाखा 


शुद्धिपत्र 


दिनांक 25 मई, 2007 


नं ० एस ० ई०/ लो ० नि ० वि ०/ भ ० एवं स०/ चण्डीगढ़/ 928. - दिनांक 19 अक्तूबर, 2005 को हरियाणा सरकार के सरकारी समाचार पत्र 
( अतिरिक्त) जो कि नं ० एस ०ई०/ लो० नि ० वि०/ भ० एवं स०/ चण्डीगढ़ /906 द्वारा प्रकाशित हुआ था कि सरकार द्वारा, सरकारी व्यय पर, सार्वजनिक 
प्रयोजनार्थ, जिला पंचकूला में लिंक सड़क कालका पपलोहा खेड़ांवाली कालका नदी पर पुल निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है को निम्न तरह 
पढ़ा जावे । 


" 


यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी की जाती है जो इससे 
सम्बन्धित हो सकते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्ध के अधीन जिला राजस्व अधिकारी तथा भूमि अर्जन समाहर्ता अम्बाला छावनी 
को उक्त भूमि के अर्जन हेतु आदेश लेने के लिए निर्देश दिया जाता है । 


भूमि के नक्शे का निरीक्षण, जिला राजस्व अधिकारी तथा भूमि अर्जन समाहर्ता, अम्बाला छावनी एवं कार्यकारी अभियन्ता, निर्माण मण्डल , 
हरियाणा लो ० नि ० वि ० ( भ ० एवं स ० शाखा), चण्डीगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 


356 


HARYANA GOVT. GAZ . , JUNE 5 , 2007 ( JYST. 15 , 1929 SAKA ) 


[ PART I 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र/ गांव 


हदबस्त 


Hoëra fol Panett jo 


क्षेत्रफल 
( 5 ) 


To 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


पंचकूला 


कालका 


कन्गूवाला 


146 


0.11 This 


86 


2 , 3 


पंचकूला 


कालका 


माजरा महताब 


140 


1.00 h 


633 


635 


638 


642 


644 


646 


9 


5 


318 


319 


320 


321 


322 329 


uts : 1.11 The 


( 170 )..., 

अधीक्षक अभियन्ता, 
चण्डीगढ़ वृत, हरियाणा लो नि ० वि ० (भवन तथा सड़क शाखा) 

que 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


(BUILDING AND ROADS BRANCH ) CIRCLE CHANDIGARH 


CORRIGENDUM 


The 25th May , 2007 
No. SE /PWD/B & R /Chandigarh / 928. — The notification dated 19th October, 2005 published in the Haryana 
Government Gazette (Extra.) vide No. SE /PWD/ B & R /Chandigar / 906 with regard to the land needed by the 
Government at public expense , for the public purpose, namely , constg . H. L. Bridge over Kalka Nadi Xing Kalka 
Paploha Kheranwali road in Tehsil Kalka , District Panchkula may be read as under : 

This declaration is made under the provision of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 , 
to all whom it may concern and under the provisions of Section 7 of the said Act, the Land Acquisition Collector, 
Haryana P. W. D. (B & R Branch ), Ambala Cantt . is hereby directed to take order for the acquisition of the said 
land . 

Plans of land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector , Haryana P. W. D. 
( B & R Branch ) , Ambala Cantt. and Executive Engineer , Construction Division, Haryana P. W. D. 
(B & R Branch ), Chandigarh . 


Specifications 


RO 


District 


Tehsil 


Remarks 


Locality ! 
Village 


Hadbast 
No. 


Area in 
Acres 


Khasra 
No. 


. 


1 


2 


3 


4 


5 


7 


Panchkula Kalka 


Kanguwala 


146 


0.11 Acre 


86 
2-3 


Panchkula Kalka 


Majra Mehtab 


140 


1.00 Acre 


633 , 635 , 638 , 642 , 644., 646 , 
318 319 320 321 322 329 


Total : 1.11 Acres 


( Sd / -)... , 


Superintending Engineer , 
Chandigarh Circle , Haryana P.W.D. (B & R Branch ), 

Chandigarh . 


